रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.-33004/99 


TEP 


7F 


A : - - 


- - 


सनामंव जगत 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 24, 2016 / आषाढ़ 3 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24 , 2016 /ASADHA 3, 1938 


सं . 1577] 
No. 1577 ] 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग) 
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 24 जून , 2016 

आय- कर 
का . आ . 2196( अ). केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय- कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 295 
के साथ पठित धारा 206कक की उपधारा ( 7) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय- कर 
नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-- 

1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय - कर ( सत्रहवाँ संशोधन ) नियम , 2016 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. आय- कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 37खख के 
पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत :स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -- 


" 37खख . धारा 206कक के अधीन उच्च दर पर कर की कटौती से शिथिलीकरण - कोई अनिवासी , जो 
कंपनी नहीं है या विदेशी कंपनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् कटौतीकर्ता कहा गया है) और धारा 206कक के 
उपाबंध , जिसके पास स्थायी लेखा संख्या नहीं है, ब्याज की प्रकृति में संदाय की बाबत , स्वामिस्व , तकनीकी 
सेवाओं के लिए फीस और किसी पूंजी आस्ति के अंतरण पर संदाय लागू नहीं होगा यदि कटौतीकर्ता ब्यौरे 
प्रस्तुत करता है और कटौतीकर्ता के उपनियम (2) विनिर्दिष्ट दस्तावेज हैं " 


3176 GI/2016 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


( 2 ) उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट कटौतीकर्ता, इसमें विनिर्दिष्ट संदायों की बाबत , कटौतीकर्ता के लिए 
निम्नलिखित ब्यौरे और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा , अर्थात् :-- 
(i) नाम, ई-मेल आई. डी ., संपर्क नंबर ; 

देश में पता या भारत से बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र , जिसका कटौतीकर्ता एक निवासी है ; 
किसी देश में या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र में निवासी होते हुए, उस देश या विनिर्दिष्ट 
राज्यक्षेत्र सरकार से प्रमाणपत्र यदि उस देश की विधि या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र ऐसे 

प्रमाणपत्र को जारी करने का उपबंध करता है ; 
(iv) देश या उसके निवास के विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में कटौतीकर्ता की कर पहचान संख्या और 

ऐसे मामले में , जहां संख्या उपलब्ध नहीं है, तब वह विशिष्ट पहचान संख्या, जिसके द्वारा 
उस कटौतीकर्ता की पहचान उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा की जाती 

है , जिसका वह निवासी होने का दावा करता है । 
3. उक्त नियमों के परिशिष्ट 2 में , प्ररूप सं . 27थ में ,-- 

( क ) दूसरी पंक्ति में , “194ठख " अंक और अक्षर के पश्चात् “ 194ठखक , 194ठखख , 194ठखग ” अंक और 
अक्षर अंत : स्थापित किए जाएंगे ; 


( ख ) उपाबंध में ,-- 
(1) सारणी में ,-- 
(i) स्तंभ 717 में , स्तंभ शीर्षक में , “कटौतीकर्ता का पैन ” अक्षर और शब्दों के पश्चात् “(टिप्पण 5 

देखें ) ” कोष्ठक , शब्द और अंक अंत : स्थापित किए जाएंगे ; 

(ii) स्तंभ 734 के पश्चात् निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 
| " कटौतीकर्ता का ई- कटौतीकर्ता का निवास के देश में कटौतीकर्ता का कर पहचान 
मेल आईडी संपर्क नंबर कटौतीकर्ता का पता संख्या/विशिष्ट पहचान 

संख्या 


735 


| 736 


73 / 


738"; 


( II ) सारणी के नीचेटिप्पणों में ,-- 

( अ ) बिन्दु 4 में , सारणी में , 194ठख प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा , 

अर्थात् :-- 
“194ठखक 

कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय 
194ठखख 

विनिधान निधि की यूनिटों की बाबत आय 


कारबार न्य 


आय 


ठखक 


ठखख 


194ठखग 


| प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान की बाबत आय 


ठखग " 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( आ ) बिन्दु 4 के पश्चात् और सारणी के नीचे निम्नलिखित बिन्दु अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 


" 5. नियम 37खग के अधीन आने वाले कटौतीकर्ताओं के मामले में ,” “ पैन उपलब्ध नहीं है” उल्लिखित 
होना चाहिए । 


[ अधिसूचना सं . 53/ 2016/ फा . सं . 370142/ 16/ 2016 -टीपीएल ] 


लक्ष्मी नारायणन , अवर सचिव (कर नीति और विधान ) 
टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड (ii) द्वारा अधिसूचना सं. का . आ . 969( अ ) तारीख 
26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना का . आ . 2179( अ ) तारीख 22 जून , 2016 द्वारा अंतिम 
संशोधन किए गए । 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 24th June , 2016 

INCOME- TAX 
S .O . 2196 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub -section (7 ) of section 206AA , read 
with section 295 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the 
following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely : 


1. (1 ) These rules may be called the Income-tax ( 17th Amendment) Rules, 2016 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 

Gazette. 
2 . In the Income- tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the said rules), after rule 37BB , the following rule shall 
be inserted , namely : 


“ 37BC . Relaxation from deduction of tax at higher rate under section 206AA . — (1) In the case of a non - resident, not 
being a company, or a foreign company ( hereafter referred to as the deductee ) and not having permanent account 
number the provisions of section 206AA shall not apply in respect of payments in the nature of interest, royalty , fees for 
technical services and payments on transfer of any capital asset, if the deductee furnishes the details and the documents 
specified in sub -rule (2 ) to the deductor. 


(2 ) The deductee referred to in sub -rule (1 ), shall in respect of payments specified therein , furnish the following details 
and documents to the deductor, namely : 


(ii) 
(iii) 


___ name, e- mail id, contact number; 

address in the country or specified territory outside India of which the deductee is a resident; 
a certificate of his being resident in any country or specified territory outside India from the Government of that 
country or specified territory if the law of that country or specified territory provides for issuance of such 
certificate ; 
Tax Identification Number of the deductee in the country or specified territory of his residence and in case no 
such number is available, then a unique number on the basis of which the deductee is identified by the 
Government of that country or the specified territory of which he claims to be a resident. 


( iv ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II— SEC. 3( ii)] 


3 . In the said rules , in Appendix II, in Form No. 27Q , 


( a ) in the second line , after the figures and letters “ 194LB ” , the figures and letters “ 194LBA , 194LBB , 194 LBC” 
shall be inserted ; 


(b ) in the Annexure, 


(I) in the Table, 


(i) in the column 717 , in the column heading, after the letters and words “ PAN of the deductee ” , the brackets , 
words and figure “ [see Note 5 )” shall be inserted ; 


( ii) after column 734 , the following shall be inserted , namely : 


“ Email ID 
of deductee 


Contact number 

of deductee 


Address of deductee 
in country of residence 


Tax Identification Number / 
Unique identification number of deductee 


735 


736 


737 


738 " : 


(II ) in the Notes below the Table , 


( A )in point 4 , in the Table, after entry 194LB , the following shall be inserted , namely : 


“ 194LBA 


Certain income from units of a business trust 


LBA 


194LBB 


Income in respect of units of investment fund 
Income in respect of investment in securitisation trust 


LBB 
LBC” ; 


194LBC 


(B ) after point 4 and below the Table, the following point shall be inserted namely: 


“5. In case of deductees covered under rule 37BC , “ PAN NOT AVAILABLE ” should be mentioned .”.” 


[Notification No. 53/2016 / F . No. 370142 / 16 /2016 - TPL ] 


LAKSHMINARAYANAN , Under Secy . ( Tax Policy and Legislation ) 


Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -section ( ii ) vide 
notification number S .O . 969( E ), dated the 26th March , 1962 and last amended vide notification number S. O . 2179 ( E ), 
dated the 22nd June 2016 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


